निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 114 ) 


21 चैत्र 1931 ( श० ) 
पटना, शनिवार , 11 अप्रील 2009 


( सं0 1 / मु०स्था0रा0भूo (विविध ) 15 - 32 / 07 – 621 (1) रा० ) 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 

17 जुलाई 2008 
बिहार भूमि सुधार आयोग की अनुशंसा के आलोक में भूदान से प्राप्त भूमि के वितरण की कार्रवाई समग्र 
रूप से एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु संविदा के आधार पर 101 (एक सौ एक ) अमीनों की नियुक्ति करने का दायित्व 
अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को सौंपा गया था । परन्तु उनके द्वारा इस कार्य से अपने को मुक्त रखने के 
अनुरोध की स्थिति में सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया है । 

अतएव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक - 2401 दिनांक - 18.07. 2007 
की कंडिका - 7 के अनुसार निम्नरूप से एक विभागीय चयन समिति का गठन किया जाता है । 
1. श्री दया शंकर पाण्डेय , निदेशक , भू - अभिलेख एवं परिमाप 

अध्यक्ष 
2. श्री प्रेम कुमार झा , निदेशक, भू - अर्जन 

सदस्य 
3. श्री डी० के चौबे , संयुक्त निदेशक , चकबन्दी 

सदस्य 
4. श्री सुरेन्द्र कुमार राम, उप सचिव ( अनु० जाति एवं अनु0जन जाति के सदस्य ) सदस्य 
5. श्री विश्वनाथ झा , उप सचिव ( स्थापना) 

संयोजक 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण के लिये 

सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय और संकल्प की प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार / चयन समिति के 
अध्यक्ष / सभी सदस्य / संयोजक / विभाग के सभी पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया 
जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 114 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 


